सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ, 19 37 ( श०) 


संख्या 144 राँची , शुक्रवार 


5 फरवरी, 2016 ( ई०) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

5 फरवरी , 2016 
संख्या- 11/ कृषि गणना -23 / 20 15 -3 8 8 / Ra.:: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , 
( कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 
110 15 / 1/ 2 0 14 - ACU(T) V-II, दिनांक 8 जनवरी , 2 0 16 के द्वारा कृषि गणना 2 0 15- 16 के 
अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय समन्वय समिति गठित करने का निदेश प्राप्त है । तदनुसार 
राज्यस्तरीय समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है: - 
1. सचिव- सह राज्य कृषि गणना आयुक्त , 

अध्यक्ष 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची । 
विशेष सचिव , 

सदस्य 
गृह ( कारा) एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 
झारखण्ड , राँची । 
निदेशक , 
भू- अर्जन सह भू- अभिलेख एवं परिमाप , 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 5 फरवरी 2016 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची । 
निदेशक, कृषि निदेशालय, 

सदस्य 
झारखण्ड, राँची । 
निबंधक , सहयोग समितियाँ, 

सदस्य 
झारखण्ड, राँची । 
निदेशक , पंचायती राज , 

सदस्य 
झारखण्ड, राँची । 
निदेशक , अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय , 

सदस्य 
( योजना- सह- वित्त विभाग ) 
झारखण्ड, राँची । 
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी ( SIO ) , 

सदस्य 
एन. आई. सी., गोलचक्कर , राँची । 
निदेशक, झारखण्ड स्पेश एप्लीकेशन सेंटर , 

सदस्य 
धुर्वा, राँची । 
संयुक्त सचिव- सह- संयुक्त निदेशक ( कृषि गणना) , . सदस्य सचिव 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची । 

समिति गठन संबंधी प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन 
प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रताप चन्द्र किचिंगिया, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 144 - 50 | 


